निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आषाढ़ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 524) पटना , वृहस्पतिवार , 22 जून 2017 


सं0 2 / आरोप - 01 - 46 / 2014 - सा0प्र0 - 6595 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


1 जून 2017 
श्री आनन्द प्रकाश (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक - 1088 / 11, जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी , 
पूर्णियाँ सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रजौली, नवादा के विरूद्ध गठित आरो 
साक्ष्य सहित जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक - 2238 दिनांक 17.07.2014 द्वारा प्राप्त हुआ । उक्त आरोप - पत्र में 
संविदा की अवधि विस्तार हेतु अवैध राशि की मांग करने, संवेदकों से हथालन - सह - परिवहन की राशि में अवैध उगाही 
करने, निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता से मिलीभगत कर अवैध राशि की वसूली करने , विद्यालयों में बरती गयी 
अनियमितताओं को उच्चाधिकारी के संज्ञान में नहीं लाकर अपने स्तर से मामलों को रफा - दफा करने का आरोप 
प्रतिवेदित है । 

2. श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर उनके द्वारा 
स्पष्टीकरण दिनांक 20 .10. 2014 समर्पित किया गया । श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 
143 दिनांक 31.01.2017 द्वारा मन्तव्य प्रतिवेदित किया गया । 

3. प्रतिवेदित आरोप , आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी , पूर्णियाँ के मन्तव्य पर 
समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आनन्द प्रकाश (बि0प्र0से0 ), कोटि क्रमांक - 1088 / 11 जिला 
मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, पूर्णियाँ के विरूद्ध संलग्न अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति 
से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का नियम 17 के संगत प्रावधानों 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 जून 2017 
के तहत प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल , पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा नामित 
किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

___ 4. जिला पदाधिकारी , पूर्णियाँ को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को 
सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन 
पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना को सूचित किया 
जाय । 

5. श्री आनन्द प्रकाश (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक - 1088 / 11 से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के 
संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

भीम प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 524 - 571 +10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


